निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 376 ) 


23 वैशाख 1935 ( श ) 
पटना , सोमवार , 13 मई 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

9 मई 2013 
सं0 नि० प्रा०/नि० 1 - 27/2012 - 585 — बिहार को - ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड , पटना के संचालक मंडल के सदस्यों 


के निर्वाचन हेतु अधिसूचित निर्वाचन के संचालन में भूमि सुधार उप - समाहर्ता, सदर अनुमंडल पटना - सह -निर्वाचन पदाधिकारी 


द्वारा कतिपय गंभीर अनियमितताएँ बरती जाने से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकार के पत्रांक 506 दिनांक 16.04. 


2013 द्वारा जिला पदाधिकारी - सह - जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स0 स0 ) , पटना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई थी । 


2. जिला पदाधिकारी , पटना के पत्रांक 655 दिनांक 26. 04. 2013 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन की विवेचना एवं समीक्षा से 


निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए हैं - 


(i) 


अपडेशन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में समिति के अध्यक्ष का नाम प्रविष्ट करने हेतु प्राप्त आवेदन 


पत्रों में से सभी का निस्तार अपडेशन हेतु नियत अंतिम तिथि यानी दिनांक 03.04 .2013 तक निर्वाचन 


पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया । 


( ii ) 


निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन की समाप्ति के पश्चात् भी कतिपय नाम मतदाता सूची में सम्मिलित 


किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 मई 2013 
निर्वाचन पदाधिकारी ने एक ऐसे अध्यक्ष का नामांकन पत्र भी स्वीकार कर लिया था , जिसका नाम 


( iii ) 


मतदाता सूची में प्रविष्ट नहीं था , हालांकि कालक्रम में उसने स्वेच्छा से अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली । 


(iv ) 


निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कई ऐसे अभ्यर्थियों का भी नामांकन वैध घोषित किया गया , जिनके प्रस्तावक / 


समर्थक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं थे। 


3. सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर प्राधिकार द्वारा विहित दिशा -निदेशों 


का सम्यक् पालन नहीं किये जाने के कारण पूरी निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हो गयी है। निर्वाचन पदाधिकारी एक ऐसी मतदाता 


सूची के आधार पर निर्वाचन का संचालन कर रहे थे, जो प्राधिकार के निदेशों के अनुरूप तैयार नहीं की गई थी । कई व्यक्ति , 


जो निर्वाचन में उम्मीदवार बनने अथवा मतदान करने की इच्छा रखते थे, मतदाता सूची में उनका नाम समय पर प्रविष्ट नहीं 


होने के कारण अपने अधिकार से वंचित हो गये । साथ ही , ऐसे कुछ व्यक्ति उम्मीदवार बनने में सफल हो गये, जिनके 


प्रस्तावक / समर्थक के नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट नहीं थे। 


4. स्पष्टतः निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची के अपडेशन एवं नामांकन पत्रों की स्वीकृति के संबंध में 


अपनाई गई प्रक्रिया वैध एवं न्यायसंगत नहीं है । अतः निर्वाचन में पादर्शिता एवं नियमानुसार कार्य करने के उद्देश्य से वर्णित 


तथ्यों के आलोक में बिहार को - ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड , पटना के संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु दिनांक 


15. 04.2013 को सम्पन्न मतदान को निरस्त करते हुए प्राधिकार द्वारा निम्न निर्वाचन कार्यक्रम नियत किया जाता है : 


नामांकन की तिथि एवं समय 


23. 05. 2013 ( गुरूवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


( ii ) | संवीक्षा की तिथि एवं समय 


24.05. 2013 ( शुक्रवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से लगातार 


(iii ) अभ्यर्थिता वापसी 


27.05.2013 ( सोमवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


(iv ) | मतदान , अगर आवश्यक हो 


15.06. 2013 ( शनिवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


( v ) 


मतगणना 


15. 06.2013 ( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


5. निर्वाचन कार्यक्रम के सचांलन हेतु दिनांक 03.04. 2013 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को 


आधार माना जायेगा । मतदाता सूची का अद्यतनीकरण नामांकन की तिथि के एक दिन पूर्व यानी 
दिनांक 22. 05. 2013 तक जारी रहेगा। अद्यतनीकरण ( अपडेशन ) के संबंध में समय - समय पर प्राधिकार द्वारा निर्गत निदेशों का 
कड़ाई से पालन किया जायेगा। नामांकन एवं निर्वाचन दिनांक 22. 05 .2013 को अंतिमीकरण की गई मतदाता सूची के आधार 
पर कराया जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 13 मई 2013 


6. जिन व्यक्तियों ने दिनांक 04. 04. 2013 को सम्पन्न नामांकन में नामांकन पत्र के साथ विहित नामांकन शुल्क 


जमा करने से संबंधित मूल रसीद संलग्न की थी , अगर वे पुनः नामांकन देना चाहे , तो उन्हें दुबारा नामांकन शुल्क जमा करने 


की आवश्यकता नहीं होगी । उनके लिए पूर्व में जमा करायी गयी राशि से संबंधित रसीद की फोटोप्रति नामांकन पत्र के साथ 


संलग्न कर देना पर्याप्त होगा। निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन शुल्क जमा करने संबंधी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संतुष्ट 
हो लेने के पश्चात् उनका नामांकन स्वीकार कर सकेंगे , बशर्ते अभ्यर्थी द्वारा अन्य विहित कागजात संलग्न किये गये हों एवं 


वह किसी अयोग्यता के अधीन नहीं हो । स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को , जो 


नामांकन पत्र देना चाहें , नामांकन शुल्क की विहित राशि फेडरेशन/ निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा करनी होगी एवं 


नामांकन पत्र के साथ तत्संबंधी रसीद की प्रति भी संलग्न करनी होगी । 


7. संचालक मंडल के निदेशकों का चुनाव संपन्न हो जाने के पश्चात् निम्न कार्यक्रम के अनुसार फेडरेशन के 


अध्यक्ष पद का चुनाव संचालित किया जायेगा : 


___ (i) 


नामांकन की तिथि एवं समय 


17. 06 .2013 ( सोमवार ) 


10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक 


( ii ) 


संवीक्षा की तिथि एवं समय 


17. 06.2013 ( सोमवार ) 


12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


(iii ) | अभ्यर्थिता वापसी 


17.06. 2013 ( सोमवार ) 


2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक 


( iv ) | मतदान , अगर आवश्यक हो 


29.06. 2013 ( शनिवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


( v ) | मतगणना 


29 .06. 2013 ( मतदान की समाप्ति के पश्चात् ) 


8. निर्वाचन संचालन हेतु अन्य अनुदेश वही होंगे , जो प्राधिकार के पत्रांक 305 दिनांक 12. 03. 2013 द्वारा पूर्व से 
परिचारित हैं । 

आदेश से , 
एन० एस० माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 376 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


